रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


MI 


CONOMING 


HOSPICN 


21217 


TANDAR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 21 , 2017 / भाद्र 30 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 21, 2017 /BHADRA 30 , 1939 


सं . 796 ] 


No. 796 ] 


NEW DELHI 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 24/ 2017 - केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का. नि . 1179(अ). केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 12) की धारा 9 की उप 
धारा ( 1), धारा 11 की उप -धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), एवं धारा 16 की उप -धारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है ; 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 11/ 2017 केन्द्रीय कर ( दर) दिनांक 28 जून , 2017 
जो कि भारत के राजपत्र , असाधारण , खंड ।।, भाग 3, उप - खण्ड (i) में सा . का . नि . संख्या 690 ( अ), दिनांक 28 जून , 2017 
को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं . 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम 
( 3), ( 4) और (5 ) में दी गई हैं , के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 


4 


5 


3 
" (vi) केन्द्र सरकार , राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र , स्थानीय निकाय 
अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण , संरचना, 
स्थापना , पूरा करने मरम्मत करने , नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने 
के माध्यम से प्रदान की गई हो , 


( क ) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया 


5808 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


उपयोग वाणिज्य , उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न 


हो : 


( ख ) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक ( ii) रोग 

नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए 
हो ; अथवा 


( ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या 

उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ 
हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की तीसरी 

अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं । 
( vii ) उपर्युक्त (i), (ii ), (iii), ( iv ), (v) एवं ( vi ) से भिन्न विनिर्माण 

सेवाएं 


[ फा . सं. 354/ 173/ 2017 - टी . आर.यू.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 11/2017, केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 
28 जून, 2017 को सा . का. नि . संख्या 690( अ), दिनांक 28 जून , 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उसमें संशोधन 
अधिसूचना संख्या 20/ 2017 के कर ( दर) दिनांक 22 अगस्त , 2017 को सा . का . नि. संख्या 1045 (अ) दिनांक 22 अगस्त , 
2017 के अनुसार हुआ था । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 


No. 24 /2017 -Central Tax ( Rate ) 


G .S .R . 1179 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 9 , sub -section 
( 1) of section 11 , sub -section (5 ) of section 15 and sub -section ( 1) of section 16 of the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 (12 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations of the Council , and 
on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments 
in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 
No. 11/2017- Central Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 690 ( E ), dated the 28th June, 2017 , namely: 


In the said notification , in the Table , against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the 
entries relating thereto , in columns (3 ), (4 ) and (5 ), the following shall be substituted , namely : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


____ ( 4) 


(5) 


( 3 ) 
“ ( vi) Services provided to the Central Government, State 
Government, Union Territory, a local authority or a governmental 
authority by way of construction, erection, commissioning , 
installation , completion , fitting out, repair , maintenance , renovation , 
or alteration of - 
(a ) a civil structure or any other original works meant 

predominantly for use other than for commerce , industry , or 

any other business or profession ; 
(b ) a structure meant predominantly for use as (i) an 

educational , ( ii ) a clinical , or (iii ) an art or cultural 

establishment; or 
( c) a residential complex predominantly meant for self-use or 

the use of their employees or other persons specified in 
paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and 

Services Tax Act, 2017 . 
(vii) Construction services other than (i), ( ii ), (iii), ( iv ), ( v ) and (vi) 
above . 


9 


[ E. No. 354/173/ 2017- TRU] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


Note : 


The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification 
No. 11/ 2017 -Central Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , vide number G .S .R . 690 (E ), dated the 
28th June , 2017 and was last amended by notification No . 20 / 2017 -Central Tax (Rate ) dated the 
22nd August, 2017 vide number G . S . R . 1045 ( E ), dated the 22nd August, 2017. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 25/ 2017 - केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का. नि . 1180( अ). केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 11 की उप 
धारा (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/ 
2017 - केन्द्रीय कर ( दर ) दिनांक 28 जन . 2017. जिसे सा . का . नि . 691( अ ), दिनांक 28 जन, 2017 के तहत भारत के 
राजपत्र, असाधारण , के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल 
किया जाएगा, यथा: 


( 3 ) 


( 4) 


( 1 ) ( 2) 
" 82 | अध्याय 9996 


( 5 ) 
कुछ नहीं ". 


कुछ नहीं 


फीफा अंडर - 17 विश्व कप 2017 के तहत 
आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के 
अधिकार के माध्यम से सेवाएं 


[ फा . सं. 354/173/ 2017 - टी . आर. यू.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3 (i)] 
नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/ 2017 -केन्द्रीय कर ( दर), दिनांक 28 जून , 2017 के माध्यम से सा . का . नि . 

691 ( अ ), 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार 
सा . का .नि . 1046 ( अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं . 21/ 2017- केन्द्रीय कर ( दर ), 
दिनांक 22 अगस्त , 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 

No. 25 /2017 - Central Tax (Rate ) 


G .S .R . 1180 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 11 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government , on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 12 /2017 - Central Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 691 (E ), dated the 28th June, 2017 , 
namely : 


In the said notification , in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto , the 
following shall be inserted namely : 


( 2 ) 


| ( 1) | 

2 | Chapter 9996 


Services by way of right to admission 
to the events organised under FIFA U 
17 World Cup 2017 . 


Nil 


Nil ". 


[ F. No . 354 / 173/ 2017 -TRU] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 


Note : 


The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification 
No. 12 / 2017 - Central Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , vide number G .S .R . 691 ( E ), dated the 
28th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2017 - Central Tax (Rate) dated the 
22nd August, 2017 vide number G .S . R . 1046 ( E ), dated the 22nd August, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 


सं . 26 / 2017- केन्द्रीय कर ( दर ) 


सा . का .नि . 1181(अ). केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 11 की उप 
धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 
9 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 
28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर 
राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण केन्द्रीय कर में छूट प्रदान करती है । 

[ फा . सं. 354/173/ 2017 -टी . आर.यू.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 

____ No. 26/ 2017 - Central Tax ( Rate ) 
G . S . R . 1181( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017), the Central Government , on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby exempts intra state 
supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff 
Act, 1975 (51 of 1975 ) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd . 
from the whole of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Goods and Services Tax 
Act, 2017 ( 12 of 2017). 

[ F. No . 354/ 173 / 2017 -TRU] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 24/ 2017-एकीकृत कर (दर) 
सा . का .नि . 1182 ( अ). केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5 ) 
तथा धारा 16 की उपधारा ( 1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 5 की 
उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा ( 1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड ( iv ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र 
सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 08/ 2017 एकीकृत कर ( दर) दिनांक 28 जून , 2017 जो कि भारत के 
राजपत्र, असाधारण , खंड II, भाग 3, उप - खण्ड (i) में सा . का .नि . संख्या 683( अ), दिनांक 28 जून , 2017 को प्रकाशित हुआ 
है, में निम्न संशोधन करती है : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं . 3 के समक्ष, कॉलम ( 3) की मद सं . (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों , जो 
कि कॉलम ( 3), ( 4) और ( 5) में दी गई हैं , के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : - 
___ 3 

5 | 
“(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार , संघ शासित क्षेत्र , स्थानीय निकाय 
अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण , संरचना , 
स्थापना , पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने 
के माध्यम से प्रदान की गई हो , - 


( क ) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया 

उपयोग वाणिज्य , उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न 


हो , 


( ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग 

नैदानिक अथवा (ii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो ; 


अथवा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ) ] 


( ग ) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या 

उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ 
हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की तीसरी 

अनसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं । 
( vii ) उपर्युक्त (i), (ii), ( ii ), (iv), (v) एवं ( vi) से भिन्न विनिर्माण 
सेवाएं 


18 


[ फा . सं . 354/ 173/ 2017 - टी . आर. यू.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचना , भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 08/ 2017, एकीकृत कर ( दर ) दिनांक 

28 जून , 2017 को सा . का .नि . संख्या 683 ( अ.), दिनांक 28 जून , 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार 
उस में संशोधन अधिसूचना संख्या 20 / 2017 एकीकृत कर ( दर) दिनांक 22 अगस्त, 2017 को सा. का. नि. संख्या 
1049 ( अ.) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September , 2017 


No. 24/ 2017 -Intergrated Tax ( Rate ) 


G .S . R . 1182( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5 , sub -section 
(1 ) of section 6 and clause ( iii ) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 
2017 ( 13 of 2017 ) read with sub -section (5 ) of section 15 and sub -section (1) of section 16 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) , the Central Government, on the recommendations of the 
Council , and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 8 / 2017 - Integrated Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section (i), vide number G.S. R. 683( E), dated the 28th June , 2017 , 
namely : 

In the said notification , in the Table, against serial number 3 , for item ( vi) in column ( 3) and the 
entries relating thereto in columns ( 3 ), (4 ) and (5 ), the following shall be substituted , namely : 

( 3 ) 
“ ( vi) Services provided to the Central Government, State 
Government, Union Territory, a local authority or a governmental 
authority by way of construction, erection, commissioning, 
installation , completion , fitting out, repair , maintenance, renovation , 
or alteration of - 
(a ) a civil structure or any other original works meant 

predominantly for use other than for commerce , industry , or 

any other business or profession ; 
( b ) a structure meant predominantly for use as (i) an 

educational , (ii ) a clinical, or (iii ) an art or cultural 
establishment; or 


___ 12 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c ) a residential complex predominantly meant for self - use or 

the use of their employees or other persons specified in 
paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and 

Services Tax Act, 2017 . 
( vii) Construction services otherthan (i), (ii ), (iii ), (iv), (v) and ( vi ) | 
above . 


18 


[ F. No. 354/173/ 2017 -TRU] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification 

No. 8 / 2017 - Integrated Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , vide number G .S . R . 683 ( E ), dated the 
28th June, 2017 and was last amended by notification No. 20 / 2017 -Integrated Tax (Rate ), dated the 
22nd August, 2017 vide number G .S . R . 1049 ( E ), dated the 22nd August, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 25 / 2017-एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का .नि . 1183( अ). - एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा 
( 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना 
जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना 
सं . 9/ 2017 - एकीकृत कर ( दर) दिनांक 28 जून , 2017 , जिसे सा . का . नि . 684 ( अ ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के 
राजपत्र , असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल 
किया जाएगा , यथा 
। (1) | 

( 3) 
___ " 85 | अध्याय 9996 फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत 

कुछ नहीं 

कुछ नहीं". 
आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के 
अधिकार के माध्यम से सेवाएं 

[ फा . सं. 354/173 /2017 - टी . आर.यू .] 


( 2 ) 


रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं . 9/ 2017-एकीकृत कर ( दर ), दिनांक 28 जून , 2017 के माध्यम से सा. का. नि . 

684( अ ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार 
सा . का . नि . 1050 ( अ ), दिनांक 22 अगस्त , 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं . 21/ 2017 - एकीकृत कर ( दर ), दिनांक 
22 अगस्त , 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st September, 2017 

No. 25/ 2017 -Intergrated Tax ( Rate ) 
G . S . R . 1183( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of the 
Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that 
it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ), No. 9/ 2017 -Integrated Tax ( Rate ), dated the 28th June, 2017, published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 684 (E ), dated the 
28th June, 2017 , namely: 


In the said notification, in the Table, after serial number 84 and the entries relating thereto, the following 
shall be inserted namely : 


| ( 1 ) | 
( 2 ) 

( 3 ) 
Chapter 9996 Services by way of right to admission Nil | 

Nil " . 
to the events organised under FIFA U 
17 World Cup 2017. 

[ E. No. 354/173/2017-TRU ] 

RUCHI BISHT , Under Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification 

No. 9 /2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June , 2017 , vide number G . S.R . 684 ( E ), dated the 
28th June , 2017 and was last amended by notification No. 21/ 2017 -Integrated Tax (Rate ) dated the 
22nd August, 2017 vide number G. S. R. 1050 ( E), dated the 22nd August , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 सितम्बर , 2017 

सं . 26/ 2017- एकीकृत कर (दर) 
सा . का .नि . 1184( अ). - एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा 
( 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर , एतद्द्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 5 के तहत 
परमाणु ऊर्जाविभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत 
आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर - राज्यीय आपूर्ति 
पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर में छूट प्रदान करती है। 

[ फा . सं . 354/ 173/ 2017 - टी . आर. यू.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 21st September, 2017 

No. 26 /2017 -Intergrated Tax (Rate ) 
G .S . R . 1184 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017 ), the Central Government, on being 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, 
hereby exempts inter-state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) by the Department of Atomic Energy to the 
Nuclear Power Corporation of India Ltd . from the whole of the integrated tax leviable thereon under 
section 5 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017 ). 


[ E. No. 354/173/ 2017-TRU] 
RUCHI BISHT, Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 24/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) 
सा . का. नि . 1185( अ). केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5 ) 
तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14) की धारा 
7 की उपधारा ( 1), धारा 8 की उपधारा (1), तथा धारा 21 के खंड ( iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 11/ 2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून , 2017 जो कि 
भारत के राजपत्र , असाधारण , खंड II, भाग 3, उप - खण्ड (i) में सा . का .नि . संख्या 702 ( अ), दिनांक 28 जून, 2017 को 
प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम ( 3) की मद सं. ( vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों , जो 
कि कॉलम ( 3), ( 4) और ( 5) में दी गई हैं , के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 


3 


5 


“ (vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र , स्थानीय निकाय 
अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण , संरचना, 
स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने , नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने 
के माध्यम से प्रदान की गई हो , - 


( क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया 

उपयोग वाणिज्य , उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न 


हो . 


( ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii ) रोग 

नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो ; 
अथवा 


( ग ) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या 

उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ 
हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की तीसरी 
अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


( vii) 34¢ta (i), (ii), (ii), (iv ), (v) va (vi) À fart fafah for 
सेवाएं 


[96. . 354 / 173/2017 - À .3R .T.] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
fequft : 47 sfery HT, Hra Here To 276747 , BPHTERUT À fara at Hell 11/2017 , HE TUTTE Poe (ET) 

fania 28 TA , 2017 HT. FT. a . Hem 702(et) FaHit 28 TH , 2017 P 491f2ra of Tai forgalt 
ar JHÀ ÉPIT Bferaat Hel 20/2017 FE 742 ta ( ar ) fariin 22 fia , 2017 7 
HT.47.fat. Heat 1053(37) faizi 22 Bed , 2017 # aqur ESAT PUTI 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 


No. 24 /2017 -Union Territory Tax (Rate ) 


G .S .R . 1185 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 7 , sub -section 
(1 ) of section 8 and clause ( iv ) and clause (v ) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax 
Act, 2017 ( 14 of 2017) read with sub -section (5 ) of section 15 and sub - section ( 1) of section 16 of the 
Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations 
of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue), No. 11/2017 - Union Territory Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 702 (E ), dated the 
28th June, 2017 , namely : 


In the said notification , in the Table, against serial number 3 , for item ( vi) in column ( 3 ) and the 
entries relating thereto , in columns (3 ), (4 ) and (5 ), the following shall be substituted , namely : 
( 3 ) 

T (4 ) T (5 ) 
“ ( vi ) Services provided to the Central Government, State 
Government, Union Territory , a local authority or a governmental 
authority by way of construction , erection , commissioning , 
installation , completion , fitting out, repair, maintenance , renovation , 
or alteration of - 
(a ) a civil structure or any other original works meant 

predominantly for use other than for commerce, industry , or 

any other business or profession ; 
(b ) a structure meant predominantly for use as (i) an 

educational, ( ii ) a clinical, or (iii) an art or cultural 

establishment; or 
( c ) a residential complex predominantly meant for self -use or 

the use of their employees or other persons specified in 
paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and 
Services Tax Act , 2017 . 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( vii ) Construction services other than (i), (ii ), ( iii ), (iv), (v ) and ( vi) 
above . 


[ F. No. 354/173/ 2017 -TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification No. 

11/ 2017 - Union Territory ( Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G. S. R. 702( E), dated the 
28th June, 2017 and was last amended by notification No . 20 / 2017 - Union Territory Tax ( Rate) dated 
the 22nd August, 2017 vide number G .S . R . 1053( E ), dated the 22nd August, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 25/ 2017-संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) 
सा . का .नि . 1186( अ). - संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14) की धारा 8 की 
उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 12/ 
2017 -संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर) दिनांक 28 जून , 2017, जिसे सा . का . नि. 703( अ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के 
राजपत्र , असाधारण , के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 81और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल 
किया जाएगा , यथा 
(1 ) ( 2) 

( 3 ) 

(4 ) 

( 5) 
" 82 अध्याय 9996 फीफा अंडर - 17 विश्व कप 2017 के तहत 

कुछ नहीं 

कुछ नहीं ". 
आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के 
अधिकार के माध्यम से सेवाएं 


[ फा . सं . 354/ 173/ 2017 - टी . आर .यू .] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं . 12/ 2017 -संघ राज्यक्षेत्र कर( दर), दिनांक 28 जून , 2017 के माध्यम से 

सा . का .नि . 703( अ), 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें 
अंतिम बार सा . का . नि . 1054( अ), दिनांक 22 अगस्त , 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/ 2017 - संघ राज्यक्षेत्र 
कर ( दर ), दिनांक 22 अगस्त , 2017 , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 

No. 25 /2017 - Union Territory Tax ( Rate) 
G .S. R . 1186 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 8 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017 ) , the Central Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No . 12 / 2017 - Union Territory Tax ( Rate), dated the 28th June, 2017, published in 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 703 (E ), dated the 
28th June, 2017, namely: 


In the said notification , in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto , the 
following shall be inserted namely: 


| ( 1 ) । ( 2 ) 
___ “ 82 | Chapter 9996 


__ ( 5 ) 

Nil ". 


Nil 


( 3 ) 
Services by way of right to admission 
to the events organised under FIFA U 
17 World Cup 2017. 


[ E. No . 354/173/ 2017 -TRU] 


RUCHI BISHT, Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 2017 

सं . 26/ 2017- संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) 
सा . का . नि . 1187( अ). — संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14) की धारा 8 की 
उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14) की 
धारा 7 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के 
अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 
अंतर- राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण संघ राज्य कर में छूट प्रदान करती है। 

[ फा . सं . 354/ 173/ 2017 - टी . आर .यू. ] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st September, 2017 

No. 26 / 2017 -Union Territory Tax (Rate ) 
G .S . R . 1187 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 8 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 ( 14 of 2017 ), the Central Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council , hereby exempts intra 
state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of 
India Ltd from the whole of the Union territory tax as leviable thereon under section 7 of the Union Territory 
Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017 ) . 

[ F. No. 354/ 173/ 2017- TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy. 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .09.21 23:08:23 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


